सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 अग्रहायण, 1937 ( श० ) 
संख्या 38 राँची, सोमवार 

21 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


27 नवम्बर, 2015 


संख्या- 1/ पी0- 1022/ 2000 का .. 10103 / संयुक्त सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 
विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री ब्रज मोहन कुमार , भा. प्र. से. ( झाः98 ) को 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु0 15,600 - 39 ,100/ 
ग्रेड वेतन रु0 7600/-) में उनके द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति इस 
शर्त के साथ दी जाती है कि वे अगले दो वर्षों में MCT फेज - 3 का प्रशिक्षण निश्चित रूप 
से प्राप्त कर लेंगे । 

श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपर सचिव, उच्च एवं 
तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची के रूप में बने रहेंगे । 
संख्या- 1/ पी0- 1022 / 2000 का .. 10104 / निदेशक , कृषि निदेशालय , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री जटा शंकर चैधरी , भा . प्र. से. ( झाः2005) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 21 दिसम्बर , 20 15 


कनिष्ठ प्रशासनिक कोटि के वेतनमान ( रु0 15, 600 - 39,100/- ग्रेड वेतन रु0 7600 /-) में उनके 
द्वारा भा. प्र. से. में योगदान करने की तिथि से प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 
वे अगले दो वर्षों में MCT फेज - 3 का प्रशिक्षण निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे । 

श्री चैधरी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक निदेशक, कृषि निदेशालय, 
झारखण्ड, राँची के रूप में बने रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 8 – 50 । 


